- 


रजिस्ट्री सं डी० एल०- 33004/99 


REGD . NO . D . L.-33004 /99 


A 


सत्यपाजपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART I.-- Section 3 – Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


सं . 538 ] 
No. 5381 


नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 1, 1999/ कार्तिक 10, 1921 
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1 , 1999 /KARTIKA 10 , 1921 


गल भूतल परिवहन मंत्रालय 


( पत्तन पक्ष ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1999 


सा . का . नि . 739 ( अ ) . - केन्द्र सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ 
पठित धारा 124 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के 
साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) संशोधन विनियम , 1999 का अनुमोदन करती है । 


2. उक्त विनिमय इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


नव मंगलर पत्तन न्यास 


नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नत्ति ) संशोधन विनिमय 1999. 


महा पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास का 
न्यासी मंडल, नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) विनिमय 1980, जो समय - समय पर संशोधित है , में फिर से संशोधन 
करते हुए, निम्नलिखित विनिमय बनाता है । 


1. इन नियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) संशोधन विनियम, 1999 कहा जाएगा । 


2. वर्तमान के नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) विनियम , 1980 में जो समय - समय पर संशोधित है , 

निम्नलिखित अनुसूची 113, 152, 154 और 170 ( ख ) प्रतिस्थापित होंगी । 


32209 /99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i) ] 


मनुसूची 


क्र . सं . पद का नाम 


पद की सं. 


वेतनमान 


सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 


12 
113 लघु मोटर वाहन 

चालक 


वर्गीकरण __ सीधी भर्ती के लिए 

निम्न तथा उच्च आयु 

सीमा 
5 
समूह " ग " 31 वर्ष से अधिक 

म हो 


3 
स्था . - 4 
अस्था . - 4 


रु. 2160 - 70 - 
2720 - 75 - 3845 


अनिवार्य : 
1. सातवीं कक्षा उत्तीर्ण हो । 


2. लघु या भारी मोटर वाहन 

लाइसेन्स सहित कार जीप/ 
पैन/ फोर्कलिफट्स चालन 
में तीन वर्ष का पूर्वानुभव हो । 


क्या पद प्रवरण पदोन्नति अथवा स्थानांतरण परिवीक्षा की टिप्पणी 
है अथवा गैर- के मामले में संवर्ग जिनमें से निर्धारित अवधि 
प्रवरण पद पदोन्नति अथवा स्थानांतरण 
( केवल पदोन्नति किया जाना होगा । 
के लिए ) 


क्या सीधी भर्ती के लिए भर्ती की विधि , क्या पदोन्नति 
निर्धारित आयु तथा शैक्षिक द्वारा/ स्थानांतरण/ सीधी भर्ती 
योग्यताएं पदोन्नति और की प्रतिनियुक्ति और भर्ती की 
अन्य विभाग में अनुरूप विभिन्न विधियों द्वारा भरी 
पदों पर आसीन व्यक्ति जाने वाले रिक्तियों की 

और प्रतिनियुक्तियों के प्रतिशतता । 
मामले में भी लागू होगी । 

8 
आयु : नहीं 

पदोन्नति द्वारा, पदोन्नति 
योग्यता : हाँ 

द्वारा न होने पर सीधी भर्ती 
द्वारा । 


10 


13 


चयन 


दो वर्ष 


शून्य 


11 

___ 12 
पदोन्नति : 
1. क्लीनर/ सर्विस मैन 
जिन्होंने अपने ग्रेड में 
5 वर्ष की नियमित 

सेवा की हो । 
2. वरिष्ठ सर्विस मैन जिन्होंने 

अपने ग्रेड में 2 वर्ष की 
नियमित सेवा की हो । 


1 


2 
सहायक फिटर 


154 


3 
स्था .- 5 
अस्था. - 13 


समूह " ष " 


रु. 2045 - 50 - 
2245 - 60 - 3085 


6 
18 और 30 वर्ष 
के बीच 


7 
अनिवार्य : 
1. साक्षर हो और फिटर की 

हैसियत से औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थान का ट्रेड सर्टिफिकेट 
धारी हो । 


2. फिटर के रूप में लगभग एक 

पर्ष का अनुभव हो । 


[ भाग II - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


+ 


8 


11 


10 
गैर - प्रवरण 


12 
6 महीने 


13 
शून्य 


पदोन्नति द्वारा , पदोन्नति 
द्वारा न होने पर सीधी भर्ती 
द्वारा । 


आयु : नहीं 
अर्हता : पाँचवी कक्षा उतीर्ण 

हो । फीडर संवर्ग में 
15 या उससे अधिक 
वर्ष नियमित सेवा 
करने वाले कर्मचारियों 
के संदर्भ में छट दी 
जा सकती है । 


पदोन्नति : 
हैल्पर ( वर्कशाप ) / क्लीनर 
जिन्होंने अपने ग्रेड में 
8 वर्ष नियमित सेवा की 
हो बशर्ते कि पसन द्वारा 
संचालित ट्रेड टेस्ट में 
उत्तीर्ण हो । 


1 
152 


2 
सहायक मैकेनिक 


3 
स्था . - 5 
अस्था.- 2 


AAh 


4 
रु. 2045- 50 - 
2245- 60 - 3085 


5 
समूह " ष " 


18 और 30 वर्ष 
के बीच 


अनिवार्य : 
1. ऑटोमोबाइल मैकेनिक में 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का 
ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट हो । 


2. मैकेनिक के रूप में लगभग 

एक वर्ष का अनुभव । 


10 


12 


13 


पदोन्नति 


गैर - प्रवरण 


6 महीने 


शून्यः 


आयु : नहीं 

पदोन्नति द्वारा, पदोन्नति . 
आर्हता : 5वीं कक्षा उत्तीर्ण । द्वारा न होने पर सीधी भर्ती 

फीडर संवर्ग में द्वारा । 
15 या उससे अधिक 
वर्षनियमित सेवा 
करने वाले कर्मचारियों 
के संदर्भ में छूट दी 
जा सकती है । 


पदोन्नति : 
हैल्पर ( ऑटोमोबाइल )। 
क्लीनर जिन्होंने अपने ग्रेड 
में 8 वर्ष नियमित सेवा की 
हो बशर्ते कि पत्तन द्वारा 
संचालित ट्रेड टेस्ट में 
उत्तीर्ण हो । 


3 


4 


5 


6 


12 
170 भण्डार जारीकर्ता 


अस्था. - 4 


समूह " घ " 


18 और 25 वर्ष 


रु. 2045 - 50 - 
2245 - 50 - 3085 


एस . एस . एल. सी या समतुल्य 
प्रमाण - पत्र । 


11 


12 


13 


गैर - प्रवरण 


6 महीने 


शून्य 


आयु : नहीं 

पदोन्नति द्वारा, पदोन्नति 
अर्हता : साक्षर होना जरूरी है । द्वारा न होने पर सीधी भर्ती 


द्वारा । 


पदोन्नति : 
हैल्पर ( ऑटो )/ क्लीनर 
जिन्होंने अपने ग्रेड में 
8 वर्ष नियमित सेवा की 
हो बशर्ते कि पत्तन द्वारा 
संचालित ट्रेड टेस्ट में 
उत्तीर्ण हो । 


[ फा . सं. पी . आर -12012/22/99 - पीई -1 ] 

के . वी . राव, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3(1)] 


पाद टिप्पणी : - मूल विनियम दिनांक 27 - 03 - 1980 सा. का . नि . 156 ( अ ) में प्रकाशित है और बाद के संशोधन इस प्रकार हैं : --- 


1. सा. का . नि. सं . 1041 ( अ ) दिनांक 05 - 12 - 1989 
2. सा . का . नि . सं . 940 ( अ ) दिनांक 07 - 12 - 1990 
3. सा . का. नि . सं. 92( अ ) दिनांक 27 - 02 - 1991 
4. सा . का. नि. सं. 658( अ ) दिनांक 31 - 10 -1991 
5. सा. का. मि . सं. 659( अ ) दिनांक 18 - 11 -1991 
6 . सा . का . नि . सं. 23 ( अ ) दिनांक 15 - 01 - 1993 
7. सा . का . नि . सं . 530 ( अ ) दिनांक 03 - 08 - 1993 
8. सा . का . नि . सं. 454 ( अ ) दिनांक 12 - 05 - 1994 
9. सा. का . नि . सं . 15 ( अ ) दिनांक 09 - 01 - 1996 
10. सा . का. नि . सं. 257 ( अ ) दिनांक 27 - 06 - 1996 
11. सा , का . नि . सं. 289 ( अ ) दिनांक 27 - 06 - 1996 
12. सा . का. नि . सं . 135 ( अ ) दिनांक 06 - 03 - 1997 


13. सा . का . नि . सं . 136 ( अ ) दिनांक 06 - 03 - 1997 
14. सा. का . नि . सं . 384 ( अ ) दिनांक 10 - 07 - 1997 

. सा. का . नि . सं. 429 ( अ ) दिनांक 29 - 07 - 1997 
. सा . का. नि . सं . 471 ( अ ) दिनांक 19 - 08 - 1997 

सा . का . नि . सं. 334 ( अ ) दिनांक 04 - 06 - 1998 
18. सा. का. नि . सं . 658 ( अ ) दिनांक 05 - 11 - 1998 
19. सा . का . नि . सं. 667( अ ) दिनांक 10 - 11 - 1998 

सा. का . नि . सं . 688 ( अ ) दिनांक 19 - 11 - 1998 

सा, का. मि . सं. 717 ( अ ) दिनांक 03 - 12 - 1998 
___ 22. सा . का . नि . सं. 755 ( अ ) दिनांक 18 - 12 - 1998 

सा . का . नि . सं . 777 ( अ ) दिनांक 30 - 12 - 1998 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st November, 1999 
G. S. R. 739 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 124 , read with sub -section ( 1 ) 
of section 132 of the Major Port Trust Act, 1963 , ( 38 of 1963 ) the Central Government hereby approves the New 
Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment Regulations, 1999 ,made by the 
Board of Trustees for the New Mangalore Port Trust and set out in the schedule annexed to this notification . 

2. The said regulation shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette. 


NEW MANGALORE PORT TRUST 
New Mangalore Port Trust Employees ( Recruitment , Seniority and Promotion) Amendment Regulation 1999 . 

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963 ) the Board of 
Trustees of the New Mangalore Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the New Mangalore 
Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulation 1980 and amended from time to time. 

1. These regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and 
Promotion ) amendment Regulation , 1999. 

2 . In the existing New Mangalore Port Trust Employces (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulation , 
1980 amended from time to time, the following Schedule 113, 152, 154 and 170 (b ) shall be substituted . 

SCHEDULE 


Sl. 
No . 


Name of the Post 


Posts 


Scale of 
Pay 


Classi- 
fication 


Age limits lower Educational qualifications and 
and upper for other qualifications required 
direct recruits for direct recruits 


( 1) ( 2 ) 
113. Light Motor Vehicle 

Driver . 


Pmt.- 4 Rs. 2160 - 70 - 
Temp. 4 2720- 75- 3845. 


( 5 ) ( 6) 
Group C Not exceeding 

31 years. 


Essential : ( 1) 7th Standard pass 
(2 ) Light or Heavy Motor 
vehicle licence with three years 
previous experience in driving 
Car/ Jeep / Van/ Forklifts . 


Remarks 


[ 417 HI - TS 3 ( ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
Whether age and educational Method of recruitment Whether Post In case of promotion or Prescribed 
and other qualifications pre - whether by promotion is a selection transfer cadies froin period of 
scribed for direct recruits will transfer/deputation of post or non - wlich promotion or probation . 
apply in the case of prometa direct recruitment & selection pur transfer shall be made. 
and persons holding analogous of vacancies to be filled (for promoti . 
post in another departienų by different methods of only ). 
and deputationists . 

recruitment 


(8 ) 


(9 ) 


(11) 


( 12) 


( 13 ) 


( 10 ) 
Selection 


2 


Age : No . 
Qualification : Yes. 


Two years 


NIL 


By promotion failing 
which by direct 
recruitment 


Promotion : 
1. Cleaners/Service 
man with 5 years 
regular service in the 
grade, 
2. Sr. Serviceman 
with two years regular 
service in the grade. 


(1) 


(2 ) 


154 . Assistant Fitter 


Pmt.- 5 Rs. 2045- 50 - 
Temp. - 13 2245-60 - 3085 . 


Group D Between 18 

and 30 years. 


Essential : ( 1 ) Literate with 
Industrial Training Institute 
Trade Certificatc as Fitter. 
( 2 ) Experience as Fitter for 

about one year. 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


( 11) 


(12 ) 


(13 ) 


Six months NIL 


Age : No. 

By promotion failing 
Qualification : Vth Std . pass which by direct 
Relaxable in the case of recruitment. 
employecs completed 15 
ycars or more regular service 
in the fecder cadres. 


Non -Sclection Promotion : 

Helper (Workshop ) 
Cleaner with 8 years 
regular service in the 
grade subject to pass 
ing of a trade test con 
ducted by the Port. 


am 


(1) (2) 
152 . Assistant Mechanic 


(3) _ (4) _ _ (5) _ ( ) 
Pmt.- 5 Rs. 2045 -50 - Group D Between 18 
Temp.- 2 2245 -60 - 3085 . 

and 30 years. 


Essential : 
(1 ) Industrial Training Institute 
Trade Test Certificate in 
Automobile Mechanic. 


(2 ) Experience as Mechanic for 
about one year. 


3220 G1799 - 20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


AZETTE OF INDIA,. EXTRAORDINARY 


como lose ston 


(8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


(11) 


(PART 11- - SEC. 3(1)] 
(12) (13) 
Six months NIL , 


Age : No. By promotion failing Non - Selection Promotion 

mnouon 
Qualification : Vth Std . pass. which by direct 

Helper ( Automobile ) 
Relaxable in the case of recruitment. 

Cleaner with 8 years 
employees completed 15 

regular service in the 
years or more regular service 

grade subject to pass 
in the feeder cadre. 

ing the trade test con 
ducted by the Port. 


( 1 ) 


(2 ) 


- 


170 . Storc Issuer 


( 3 ) (4 ) 

(5 ) (6 ) 
Temp: 4 Rs. 2045 -50 - Group D 18 to 25 years. 

2245 -50 - 3085 . 


S. S.L . C . or equivalent 
Certificatc . 


(6 ) 


( 8 ) 


(9 ) 


(10 ) ( 11) 

(12) (13 ) 
Age : No. 

By promotion failing Non -Selection Promotion : from Six months NIL 
Qualification : Must be which by direct 

among the Helper 
literate , recruitment. 

(Auto )/Cleaner with 
8 years regular service 
in the grade subject to 
passing the trade test 
conducted by the Port . 
; [F . No. PR - 12012 /22 /99 -PE -I] 

K .V. RAO , Jt. Secy. 
Foot Note : Principal regulations published vide G . S .R . No. 156 (E ) dated 27 -3 - 1980 and subsequently amended vide. 


1. G .S .R . No . 1041 (E ) dated 5 -12 -1989. 
2. G . S.R . No. 940 (E ) dated 7- 12 - 1990 . 
3 G . S.R . No . 92 (E ) dated 27-2 -1991. 
4 . G .S . R No. 658 ( E ) dated 31- 10 - 1991. 
5. G .S.R . No . 659 (E ) dated 18 -11- 1991. 
6 . G .S .R. No. 23 (E ) dated 15 -1 -1993. 
7 . G . S.P. No. 530 (E ) dated 3-8 -1993 . 
8 . G . S.R . No . 454 (E ) dated 12- 5- 1994 . 
9 . G .S .R . No. 15 (E ) datcd 9 - 1- 1996 . 
10 GSR No . 257 (E ) dated 27 -6 - 1996 . 
11. G .S .R . No . 289 (E ) dated 27 -6 - 1996 . 
12 . G . S .R . No. 135 (E ) dated 6 - 3 - 1997 . 


13. G .S.R. No. 136 (E ) dated 6 -3 -1997 . 
14 . G .S .R . No. 384 (E ) dated 10 - 7- 1997 . 
15 . G .S . R No. 429 (E ) dated 29 -7 - 1997 . 
16 . G .S .R . No. 471 ( E ) dated 19 -8 - 1997. 
17. G .S.R . No . 334 (E ) dated 4 -6 -1998, 
18 . G . S .R . No. 658 (C ) dated 5 - 11 - 1998 . 
19 . G .S.R . No. 667 (E ) dated 10 -11 - 1998. 
20 . G . S.R . No. 668 (E ) dated 19 - 11 - 1998 . 
21. G .S.R. No. 717 (E ) dated 3-12 -1998. 
22 . G .S.R . No. 755 (E ) dated 18 -12 -1998. 
23. G . S. R , No. 777 (E ) dated 30 - 12 - 1998 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by tho Controllct of Publications, Dolhi- 110054. 


